रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO. D. L.- 33004/99 


.. 


+1 


: 


.: 


... 


. 


. 


. . 


:-.--. 


tireti 


. 


: 


------ 


. 


- 


- . 


. 


सनामबजगन 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 – उप - खण्ड ( ii ) 
PART II — Section 3 — Sub -section (ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , शुक्रवार , सितम्बर 18 , 2015 / भाद्र 27 , 1937 
NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 18 , 2015 /BHADRA 27 , 1937 


सं. 2003 ] 
No. 2003] 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 


अधिसूचना 


नई दिल्ली, 18 सितम्बर , 2015 


का . आ. 2551(अ).- केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया 
है ) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ . 370( अ), 
तारीख 5 फरवरी, 2015, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II , खण्ड 3, उपखंड (ii ) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा मध्य प्रदेश राज्य के शिवपुरी 
जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 के 236 .000 कि . मी. से 239 .937 कि . मी . (शिवपुरी - देवास सेक्शन) तक के भूखण्ड के निर्माण ( चौड़ा करने / चार लेन 
का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की 
घोषणा की थी ; 


और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 26 मार्च, 2015 को " नई दुनिया समाचार 
पत्र में, हिन्दी में " और " फी प्रेस समाचार पत्र में, अंग्रेजी में " प्रकाशित किया गया था ; 


और सक्षम प्राधिकारी को किसी व्यक्ति से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए हैं ; 


और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ; 


अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ; 


और अब , केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र 
में प्रकाशन पर , उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी । 


3976 GI/ 2015 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC. 3 ( ii )] 


अनुसूची 
HEY GOT Toy # pocty Porarf $ 4i 3 236 .000 fm. 7. 7 239.937 feb . 1. do Š Haug (fetayet dan TE 

लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण । 
ght fod diela N CITAT 

I fee Q UT TH 
Pen | ATHATH FTH Pen 

y ala 0744 
प्रकार 

(ECP ) 
1 2 4 5 

7. 
1 gayet frayet (1) HS 631AV Riiaa 0.059297 HY YOTE HA falt 

सदर बाजार कोलारस 
L 

L 

0.059 
[WT.KH. HRRIYT / 03115 / TT / 2015 ] 

वी , कृष्णास्वामी, निदेशक 


6 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 

NOTIFICATION 

New Delhi,the 18th September, 2015 
S .O . 2551 ( E ) . - Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport 
and Highways number S . O . 370 ( E ) dated 5th February , 2015 in Gazette of India , Extraordinary , Part II, Section 3 , Sub 
section ( ii ) issued under sub -section ( 1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956 ) (hereinafter 
referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule 
annexed to the said notification for building (widening/four- laning etc .), maintenance , management and operation of 
National Highway No. 3 on the stretch of land from Km . 236 .000 to Km . 239 .937 ( Shivpuri-Dewas Section ) in District 
Shivpuri in the State ofMadhya Pradesh . 

And whereas the substance of the said notification has been published in " Nai Dunia News Paper in Hindi" and 
" Free Press News Paper in English " both dated 26 March , 2015 ; under sub section (3 ) of section 3A of the said Act ; 

And whereas no objection has been received from any person by the competent authority ; 

And whereas, in pursuance of sub - section ( 1) of section 3D of the said Act, the competent authority has 
submitted its report to the Central Government; 

Now , therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers 
conferred by sub - section ( 1) of section 3D of the said Act , the Central Government hereby declares that the land 
specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose ; 

And further , in pursuance of sub - section (2 ) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby 
declares that on publication of this notification in the Official Gazette , the land specified in the said Schedule shall vest 
absolutely in the CentralGovernment, free from all encumbrances. 


SCHEDULE 


Brief description of the land to be acquired with or without structure , falling within the stretch of land from Km . 236 .000 

to Km .239 .937 ( Shivpuri - Dewas Section ) of the National Highway No. 3 in the State of Madhya Pradesh . 
Serial Name Name Name Survey TypeNature of Area in Name of the persons 
number of the of the of the | number of land land hactares 

interested 
district taluka 

village 
2 3 5 L 6 

9 
Shivpuri | Shivpuri ( 1 ) 31 | Private Agriculture 10.059 Kusum Jain W /o Prakash 
Mudeni 

Chand Jain R / o Sadar 

Market Kolaras 
Total 0 .059 


[F . No. NHAI/PIU /GUNA/2015 ] 
V . KRISHNASWAMY, Director 


Printed by the Manager, Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054 . 


